PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 23, 1975 ( ASVN. 1 , 1897 SAKA) 


1285 


क्रमांक 2113-ज ( II ) -75,27931.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 

1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार मोरे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखिन व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


জিলা 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष 
जव से जागीर 
दी गई 


याषिक 
राशि 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


रोहतक 


वालोर 


झज्जर 


100 


श्री मान वन्द , पुत्र 

श्री जगराम 


रबी , 1967 से 
रबी , 1970 नक 
खरीफ, 1970 से 
ग्बी , 1973 से 


150 


2 


150 


श्री इन्द्र सिंह , पुत्र 

चिमनी 
श्री रामजी लाल 
श्रीमती केसर देवी , विधवा 
श्री श्योनाज सिंह कोसली 


3 


100 


" 


खरीफ , 1965 से 

रखी , 1970 तक 
खरीफ, 1970 से 


150 


दिनांक 17 सितम्बर , 1975 
क्रमांक 2113-ज ( II ) -75/28335 .-- वीं पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( भैनो कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ), को धारा 2 ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के प्रसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मंशा राम, पुन श्री साहिव दयाल , गांव बाल , तहसील नरवाना, जिला 
जीन्द को रबी 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, उसे दी गई मनद में वर्णित शर्तों के अनुसार महर्ष 
प्रदान करते हैं : 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT, HARYANA 


T !? 17th Söptembo , 1975 


1 


No. 9-4ECDII -75/ 7927. - Principal, State Community Development Training Centre. Nilokheri , 
Director Principal , Medical College , Rohtak , Block Development and Panchayat Officer , Ballabgarh and 
Block Development and Panchayat Oificer, Hissar- I shall exercise the powers of Drawing and 
Disbursing Officers in respect of funds provided for conducting training courses under thc Applied 
Nutrition Programme at their respective institutions. 

2. The Block Development and Panchayat Officer, Ballabgarh /Hissar - I, shall exercise the 
drawing and disbursing powers in respect of training courses conducted in comprehensive Rural Health 
Services Project Ballabgarh/Institute of Agricultural Technology, Haryana , Agricultural University, Hissar 
respectively . 


RANJIT ISSAR . 


Deputy Secry . 


